निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 माघ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 201) पटना , बुधवार , 6 फरवरी 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

20 दिसम्बर 2018 
सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16683 / सा0प्र0 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30 .11. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री हरेन्द्र नाथ तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुजफ्फरपुर 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधुबनी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16684 / सा०प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30 .11.2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में डॉ0 रतन किशोर तिवारी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , जमुई के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

3. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16685 / सा०प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30 .11.2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अरूणेन्द्र सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा को जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

____ 4. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16686 / सा0प्र0 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30. 11.2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अवधेश कुमार दूबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीवान 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , सासाराम के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

5. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16687 / सा०प्र० — महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30. 11. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री सुभाष चन्द, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हिलसा को 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , लखीसराय के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

6. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 – 16688 / सा०प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30 .11.2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री संपूर्णानन्द तिवारी , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , वर्तमान 
पदस्थापन संयुक्त सचिव (विधि), निगरानी विभाग , बिहार, पटना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते 
हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के पद पर उत्क्रमित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 फरवरी 2019 


7. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16689 / सा0प्र0 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30. 11. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री रमेश चन्द मालवीय , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , अररिया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

8. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16690 / सा0प्र0 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30. 11.2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री राजेश नारायण सेवक पाण्डेय , अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश , वर्तमान पदस्थापन संयुक्त सचिव , बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के पद पर उत्क्रमित किया जाता है । 

9. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16691 / सा०प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30. 11.2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री मनोज कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना 
( पी0ओ0 एन0आई0ए0 कोर्ट ) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार 
न्यायालय के पद पर उत्क्रमित करते हुए निबंधक (लिस्ट), पटना उच्च न्यायालय, पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

___ 10 . सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16692 / सा०प्र० — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30 . 11 . 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री कृष्ण बिहारी पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

11. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16693 / सा०प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30 . 11 .2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री पीयुष कमल दीक्षित , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
बेगूसराय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, समस्तीपुर के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

12. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16694 / साoप्रo — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30 .11. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री सचिदानन्द सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया को 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , नालन्दा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

13. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16695 / सा0प्र0 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30 .11.2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री मनोज कुमार नं0 I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीवान 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , औरंगाबाद के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

___ 14. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16696 / सा0प्र0 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30.11. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री मनोज कुमार II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान 
पदस्थापन संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार , पटना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में 
नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , मधेपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

15. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16697 / सा०प्र० — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30.11. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
बेतिया को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , कैमूर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

16. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16698 / सा०प्र० — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30. 11.2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में मो0 अजाजुद्दीन , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - सह - पी0ओ0 , 
विशेष न्यायालय (इलेक्ट्रिसिटी), मुजफ्फरपुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , 
परिवार न्यायालय के पद पर उत्क्रमित किया जाता है । 

____ 17. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16699 / सा०प्र० — महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30. 11. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री विष्णुदेव उपाध्याय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कटिहार के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

18. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16700 / सा०प्र० — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30. 11. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री भरत तिवारी , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

___ 19. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16701 / सा0प्र0 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30. 11. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री शशि भूषण प्रसाद सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
बिहारशरीफ को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आरा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


२ 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 फरवरी 2019 
20. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 16702 / सा०प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 85834 
दिनांक 30.11. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्रीमती रश्मि शिखा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दानापुर 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय, सारण के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 201-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


